निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 150 , पटना, फाल्यान,133 फरवरी 2010 


4 फाल्गुन 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 23 फरवरी 2010 


( सं0 पटना 150 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


18 फरवरी 2010 
सं. 7 / सह विधि 63 / 09 -767 - सरकार द्वारा धुनिया - रंगरेज दर्जी समुदाय ( धुरद) के उत्थान के लिए 
त्रिस्तरीय सहकारी समिति यथा - प्रखण्ड स्तर पर प्राथमिक धुरद सहयोग समितियाँ, जिला स्तर पर धुरद संघ तथा 
राज्य स्तर पर धुरद , फेडरेशन के गठन के लिए इससे संबंधित उप - विधि को अनुमोदित किया जा चुका है । 
उपरोक्त समितियों के गठन हेतु निबंधन की कार्रवाई पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त निबंधन 
को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने के निमित्त सरकार द्वारा प्रथम चरण में राज्य के पटना, नालन्दा, नवादा, गया , 
वैशाली रोहतास, भभुआ , भोजपुर, दरभंगा, मुजफफरपुर , मधुबनी, जहानाबाद एवं सीवान जिलों को चयनित किया 
जाता है । चयनित जिलों में तीनों समुदाय के योग्य सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निबंधन हेतु प्रस्ताव की तैयारी 
एवं सदस्यों को प्रेरित कर सहयोग हेतु निम्नरूपेण एक राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित की जाती है, जिसके 
संयोजक श्री जे0जे0आलम, उप - निबंधक ( ईख ) होंगे तथा इस समिति के उपरोक्त समितियों के पेशे से जुड़े निम्न 
व्यक्तियों को समिति का सदस्य नामित किया जाता है : 
(1) मो . मुस्तकीम अख्तर 

- - रंगरेज प्रतिनिधि 
(2) मो. लियाकत अली मंसूरी 

- - धुनिया प्रतिनिधि 
( 3) मो . अली इमाम भारती 

- - दर्जी प्रतिनिधि 
( 4) मो . शमसुद्दीन 

- - दर्जी प्रतिनिधि 
( 5) मो . इस्लाम मन्सूरी 

- - धुनिया प्रतिनिधि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 फरवरी 2010 


( 6 ) मो . जफर सिद्धिकी 


- - रंगरेज प्रतिनिधि 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय नारायण सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 150 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


